रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 16 , 2018 / माघ 27 , 1939 
NEW DELHI , FRIDAY , FEBRUARY 16, 2018/ MAGHA 27, 1939 


सं . 627 ] 
No. 627]] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

संशोधित अधिसूचना 
नई दिल्ली , 16 फरवरी , 2018 


का . आ . 709( अ). - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48) की धारा 3 के 
खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
की अधिसूचना संख्या का . आ . 2090 ( अ), तारीख 31 जुलाई , 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, 
खण्ड 3, उप - खण्ड (ii) में 31 जुलाई, 2015 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन 
करती हैं , अर्थातः 


उक्त अधिसूचना में " उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी ( सामान्य ) नागपूर " के 
स्थान पर प्रविष्टि " उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य) नागपूर " प्रतिस्थापित की जाएगी । 


[ फा . सं. भाराराप्रा / पीआईयू / पीडीएन / एलए / 2009 ] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना का . आ . 2090( अ), तारीख 31 जुलाई , 2015 द्वारा भारत के राजपत्र , 

असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उप - खण्ड (ii ) में 31 जुलाई, 2015 को प्रकाशित की गई थी । 


941 GI/ 2018 


_ 


putely be direcipediosecondheir pandana kividios mon 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 

Date: 2018. 02.22 
1 12: 16 : 48 + 05 30 


